रजिस्ट्री संडी एल - 33004/ 97 


REGD . NO . D. L .-33004/ 97 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


_ 


4 


3 


. , - 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड ३ – उप - खण्ड ( 11 ) 
PART II _ Section 3 - Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


Stay 


- 


- 


- 


- 


- 


सं० 631 ] 
No. 631 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार, नवम्बर 11, 1997 / कार्तिक 20 , 1919 
NEW DELHI , TUESDAY , NOVEMBER 11, 1997/ KARTIKA 20 , 1919 


- 


जल भूतल परिवहन मंत्रालय 

( सड़क पक्ष ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1997 


का० आ0777( अ० ). -- केन्द्र सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए एतद्द्वारा भारत सरकार, जल- भूतल परिवहन मंत्रालय की दिनांक 4 अप्रैल , 1957 की अधिसूचना संख्या एस०आर०ओ०1181 में निम्नलिखित संशोधन 
करती है , अर्थात : 

उक्त अधिसूचना में अनुसूची में क्रम सं० 7 और संबंधित प्रविष्टयों को निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए 
अर्थात: 


क्र०सं० । राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण 


राज्य सरकार का नाम 


1 


2 


मध्यप्रदेश की राज्य सरकार 


राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 3,6 [ 308.6 कि०मी० से 
323.6 कि०मी० तक छोड़कर ( दुर्ग बाइपास ) ] 7 , 
25 ,26, 27 , और 43 का केवल वह भाग जो मध्य 
प्रदेश राज्य के भीतर पड़ता हो । 


[ फा०सं०आर० उल्लू०/ एम०एच० -37011/ 34/ 97 - डी०ओ०I (i) ] 

. ए. डी० नारायण , 
महानिदेशक, ( सड़क विकास ) एवं अपर सचिव 


नोट : - मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 4 - 4 - 57 को सं० एस०आर०ओ०1181 के जरिए प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् 
इसे दिनांक 27 सितम्बर , 1996 के सा० आ० 659 ( अ ) और दिनांक 6 नवम्बर , 1996 के सा० आ० 772 ( अ ) द्वारा संशोधित कर दिया गया था । 


2900G.I / 97 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II --- SEC. 3( ii) ]] 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 


( Roads wing) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 11th November, 1997 


S. 0 . 777 ( E ).- --In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 ( 48 of 1956 ), the 
CentralGovernment hereby makes the following amendments in the notification of the Governmentof India in the Ministry of 
Transport number S. R. O . 1181 , dated the 4th April, 1957 , namely:--- 

In the said notification, in the Schedule , for serial number 7 and the entries relating thereto, the following serial 
number and entries shall be substituted , namely: 


SI. No. Description of the National Highway 


Name of the State Government 


-- (3) 
State Government of Madhya Pradesh. 


___ So much of National Highways No . 3, No . 6 

[ excluding from308. 6 Km. to 323.6 Km. 
( Durg bypass)], No. 7, No. 25, No. 26, No. 27 
and No . 43 as are situated within the State of 
Madhya Pradesh. 


[ F. No. RW/ NH- 37011/ 34/ 97 - DO.I(i) ] 


A . D . NARAIN , 
Director General (Road Development) and 

Additional Secy . 


Note . — The principal notification was published in the Gazette of India vide number SRO 1181, dated 4 - 4 -57 and 
subsequently amended by S. O . 659 ( E ) dated 27th September, 1996 and S. O . 772 ( E) dated 6th November, 1996 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1997 


का०आ0778 ( अ ). - केन्द्र सरकार , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम , 1988 ( 1988 का 68 ) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए एतद्वारा यहां संलग्न तालिका के कॉलम ( 1 ) में उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम ( 2 ) में दिए गए तदनुरूप खंड की कॉलम 
( 3 ) में विनिर्दिष्ट दूरी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है । 

तालिका 


रा. रा . 


खंड 


दूरी कि . मि . में 


सं० 


6 दुर्ग बाइपास ( मध्य प्रदेश राज्य में ) 


( 3 ) 
308.6 कि० मी० 

से 
323. 6 कि० मी० तक 
[ फा०सं०आर० डब्ल्यू /एन०एच०- 37011 / 34 / 97 - डी०ओ० I( ii ) ] 

ए० डी० नारायण , 
महानिदेशक ( सड़क विकास ) एवं अपर सचिव । 


[ YTT II — XV5 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 11th November, 1997 
5. 0 .778 (E ). - In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 
(68 of 1988 ), the Central Government hereby entrusts the stretch as specifed in column (3 ) of the Table annexed hereto 
(hereinafter referred to as the said Table ) of the corresponding section asmentioned against it in column (2 ) of the said Table of 
the National Highway as described in column (1 ) of the said Table to the National Highways Authority of India . 


TABLE 


Section 


Stretch in kilometre 


National 
Highways 
No. 


( 1) 


(3 ) 


(2 ) 
Durg bypass (in the Madhya Pradesh 
State ). 


From Km . 308 .6 to Km . 323.6 


[F . No,RW /NH -37011/34 /97-DO.I(ii)] 

A . D . NARAIN , 
Director General (Road Development) and 

Additional Secy. 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi-110064 

and Publishod by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - 1997 


